रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 5 , 2019 / चैत्र 15 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY , APRIL 5, 2019 /CHAITRA 15 , 1941 


सं . 242 ] 
No . 242 ] 


इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

__ अधिसूचना 
नई दिल्ली, 4 अप्रैल , 2019 


सा. का .नि . 291 ( अ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, समूह क ( वैज्ञानिक और तकनीकी) पद , भर्ती नियम , 2017 का संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय , 
समूह क ( वैज्ञानिक और तकनीकी) पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है । 

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, समूह क ( वैज्ञानिक और तकनीकी) पद , भर्ती नियम , 2017 
के नियम 3 में , आवश्यकः , उप शर्शीषक के अधीन खंड ( iii ) में , मद ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी , 
अर्थात : 

“( क ) शैक्षणिक अर्हताएं: नीचे उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार इंजीनियरी में स्नातक डिग्री या प्रौद्योगिकी स्नातक 
डिग्री ( इंजीनियरी में स्नातक या प्रोद्योगिकी में स्नातक ) या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम के 
प्रत्यापन ख स्तर या इंजीनियरों के संस्थान का संबंद्ध सदस्य या इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार संस्थान का स्नातक 
या विज्ञान ( एम एस सी ) में मास्टर डिग्री या कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रोद्योगिकी 
( एम ई या एम-टेक) में मास्टर डिग्री या दर्शन शास्त्र ( एम .फिल ) में मास्टर डिग्री: 
क्षेत्र ( एकल अथवा संयोजन में ): भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार , रेडियो 
भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी , रसायन विज्ञान, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान , सामग्री विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान , 
कंप्यूटर विज्ञान, संचार कंप्यूटर और नेटवर्किंग सुरक्षा, कंप्यूटर अनुप्रयोग, सॉफ्टवेयर प्रणाली , सूचना प्रोद्योगिकी , 

सूचना प्रोद्योगिकी प्रबंधन, सूचना विज्ञान कंप्यूटर प्रबंधन , साइबर विधि , जैव सूचना विज्ञान, सुदूर संवेदन , 
2042 GI / 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस ), भूगोल , गणित , अनुप्रयुक्त गणित संचालन अनुसंधान, कुल गुणवत्ता 
प्रबंधन, सांख्यिकी, कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान , सूचना विज्ञान , विद्युतीय यात्रिकी , सिविल उत्पादन , सूचना 
औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी , उपकरण, इलेक्ट्रॉनिकी और इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिकी, डिजाइन "। 


[ 957. À 1(9)/ 2018-- || -III] 

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव 


feuqu : fra at Hent 91. 7. . 1323 ( ) arta 16 feçare , 2017 ERT HRT # 27647 , SATERUT , 

HTT II ET 3, 340€ (i) À arta 23 347601e , 2017 THAT AXA Forfora Patagongi 


MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th April , 2019 


G .S . R . 291.( E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Electronics and Information Technology , Group 
‘ A ’ (Scientific and Technical) Posts, Recruitment Rules , 2017 , namely : 


1. Short title and commencement. - (1 ) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information 
Technology , Group ‘ A ’ (Scientific and Technical) Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2019 . 


(2 ) 


They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


2 . In the Ministry of Electronics and Information Technology , Group ‘ A ’ (Scientific and Technical) Posts , 
Recruitment Rules, 2017 , in rule 3 , in clause (iii ), under sub -heading Essential: , for item (a ) the following item shall be 
substituted , namely: 


“ (a ) Educational Qualifications: Bachelor Degree in Engineering or Bachelor Degree in Technology (Bachelor 
in Engineering or Bachelor in Technology ) or Department of Electronics and Accreditation of Computer 
Courses B - level or Associate Member of Institute of Engineers or Graduate Institute of Electronics and 
Telecommunication Engineers or Master Degree in Science (MSc) or Master Degree in Computer Application 
or Masters Degree in Engineering or Technology (ME or M - Tech ) or Masters Degree in Philosophy (MPhil ) in 
the field as mentioned below : 


Field ( single or in combination ): Physics, Applied Physics, Electronics, Electronics and Communication, Radio 
Physics and Electronics, Chemistry , Applied Chemistry, Materials Science, Environmental Science, Computer 
Sciences , Communication , Computer and Networking Security , Computer Application , Software System , 
Information Technology , Information Technology Management, Informatics, Computer Management, Cyber 
Law , Bio -informatics, Remote Sensing, Geographical Information Systems (GIS ), Geography, Mathematics, 
Applied Mathematics , Operations Research , Total Quality Management, Statistics , Computational Linguistics , 
Information Science, electrical, mechanical, Civil , Production , Industrial Electronics , Instrumentation , 
Electronics and Instrumentation , Power Electronics, Design ” . 


[ F . No. 1 (9 )/ 2018 -Pers. III] 


RAJIV KUMAR , Jt. Secy . 


Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub - Section (i), dated 

the 23rd October, 2017 vide notification number G .S .R . 1323 ( E ) , dated the 16th October, 2017 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. ALOV Digitally signed 

by ALOK KUMAR 
Date : 2019.04.06 
11: 33 :55 + 05 30 


